सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 501 राँची, बुधवार , 


26 जून , 2019 ( ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
04 जून , 2019 ई ० | 


संख्या-05 / एफ -03/ 27 / 2012- 2937 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 की परन्तुक के 
अधीन एवं झारखण्ड फायर सर्विस एक्ट , 1948 की धारा -22 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते 

हुए 
झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा झारखण्ड अग्निशमन सेवा के राजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति /प्रोन्नति एवं 
अन्य सेवा शर्त ) नियमावली , 2011 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है 


1 . 


(i) 


यह संशोधन झारखण्ड अग्निशमन सेवा के राजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति /प्रोन्नति एवं 
अन्य सेवा शर्त ) संशोधन नियमावली, 2019 कही जायेगी । 


( ii) 


इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा । 


( iii ) 


यह तुरंत प्रवृत होगी । 


2 


2 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 26 जून , 2019 
नियमावली के नियम -5 ( क) में उल्लेखित- " परंतु कोई भी व्यक्ति प्रोन्नति के लिए तब तक 
योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने न्यूनतम योग्यता प्रदायी सेवा पूरा न कर ली हो, " को संशोधित 
करते हुए 

निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाता है- " प्रोन्नति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब 
तक कि उसने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा समय समय पर निर्धारित 
कालावधि पूरी न कर ली हो । वर्तमान में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प 
संख्या -3286 दिनांक 04.04.2014 द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुसार प्रोन्नति प्रदान की जायेगी । 
भविष्य में यदि इसमें कोई संशोधन होता है तो वह स्वतः लागू होगा ।" 

नियमावली के नियम -7 ( क ) में रिक्तयों की गणना 31 दिसम्बर को किये जाने का प्रावधान 
किया गया है। कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या -13026 दिनांक 
27.11.2012 के आलोक में नियम-7 ( क) में संशोधन करते हुए 31 दिसम्बर के स्थान पर 
01 जनवरी अंतःस्थापित किया जाता है । 


3 . 


A. 


नियमावली के नियम -7 ( ख ) में अंकित प्रावधान "किन्तु राज्य राज्य अग्निशमन पदाधिकारी 
के पद पर प्रोन्नति हेतु सुयोग्य पदाधिकारी की अनुपलब्धता पर सीधी नियुक्ति की जा सकेगी। उक्त 
पदों की रिक्तियां जनवरी माह में 31 दिसम्बर को सुसंगत तिथि मानकार गणना की जायेगी " एवं 
अनुसूची- (ii)-1 ( A) में अंकित प्रावधान राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु 
सुयोग्य पदाधिकारी की अनुपलब्धता पर सीधी नियुक्ति की जा सकेगी " को संशोधित करते हुए उक्त 
दोनों प्रावधान को नियमावली से विलोपित किया जाता है । 


5 . 


नियमावली के अनुसूची-III में अंकित शीर्षक "लिखित परीक्षा से संबंधित विषयक विवरण " के 
नियम-2 को संशोधित करते हुए निम्न प्रावधान अंतःस्थापित किया जा सकता है 
"2. अग्निशमन विषयों के लिए न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड के संकल्प संख्या -13026 दिनांक 27.11.2012 के अनुसार होगा, साथ ही उक्त संकल्प 
द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक पर भविष्य में यदि कोई संशोधन होता है तो वह स्वतः 


लागू होगा । " 


6 . 


नियमावली का शेष प्रावधान यथावत रहेगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 501 -- 


50 


